सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1015 राँची, 

बुधवार , 


11 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर , 2019 


संख्या-3 /प्रो०-02-03/ 2019 का . 9830-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000, ग्रेड पे 8700 /-, 
पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) से अपर सचिव स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000 , 
ग्रेड पे 8700 /-, पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक / गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


॥ 


III 


- 


1 


श्री सुनील कुमार 591/03, खगडिया , 


उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य 

कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद , गोड्डा 


2 


श्री चन्द्रशेखर प्रसाद 596/03, गोपालगंज 


परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण, साहेबगंज 


3 


श्री मोती जार्ज लकड़ा 597/03, राँची , 


संयुक्त सचिव , वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, रांची 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 11 दिसम्बर , 2019 
श्री सुनील कुमार सिन्हा 601/03 , रांची संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 


4 


झारखण्ड, राँची 


5 


श्री मनोज कुमार 603/03 , पटना 


संयुक्त सचिव , योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड , 
राँची अतिरिक्त प्रभार- सचिव , झारखण्ड राज्य खाद्य 
आयोग , राँची 


, 


6 


श्री भगवान झा 604/03, पूर्णिया 


संयुक्त सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड , राँची 


7 


श्री अविनाश कुमार सिंह 605/03 , गिरिडीह संयुक्त सचिव, योजना- सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, 

राँची 


8 


श्री अरूण कुमार रतन 607/03, भागलपुर 


संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड, राँची 


9 


श्री रवि रंजन मिश्रा, 609/03, पटना 


उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
जिला परिषद्, बोकारो 


2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत 
पदभार ग्रहण की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगी । 

3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S ) No. 3792/2016 में 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1015 -- 50 


